निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


Y 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


25 भाद्र 1942 ( श ० ) 
( सं ० पटना 589 ) पटना , बुधवार , 16 सितम्बर 2020 


सं ० एम - 4-08 / 2020-4716 / वि ० 

वित्त विभाग 


संकल्प 

15 सितम्बर 2020 
विषय : वैशविक निविदा पुछताछ ( Global Tender Enquiry- GTE) के सम्बन्ध में । 

वित्त विभागीय अधिसूचना संख्या -4116 दिनांक 20.08.2020 एवं संकल्प संख्या -4117 दिनांक -20.08.2020 के 
द्वारा वित्त विभाग को प्रत्यायोजित शक्ति का प्रयोग करते हुये भारत सरकार , वित्त मंत्रालय , व्यय प्रभाग (Public 
Procurement Division ) द्वारा उनके पत्रांक- E.No. -12 /17/ 2019 - PPD दिनांक -15.05.2020 एवं पत्रांक- F.No. 
12 / 17 / 2019 - PPD दिनांक -28.05.2020 में रू 0 200 करोड़ तक के सामग्रियों एवं सेवाओं के अधिप्राप्ति के मामले में 
वैशविक निविदा पूछताछ ( Global Tender Enquiry - GTE) नहीं किये जाने से संबंधित लिये गये निर्णय को राज्य 
सरकार के द्वारा यथावत् अंगीकृत किया जायेगा । 

भारत सरकार का उक्त दिशा -निर्देश क्रमशः Appendix - A एवं Appendix - B के रुप में इस आदेश के 
साथ अनुलग्नक के रुप में संलग्न है । 

राज्य सरकार का यह आदेश राज्य सरकार के सभी विभाग, सभी कार्यालय, सभी स्वायत संस्थायें, सभी बोर्ड, 
सभी निगम, सभी संस्था , सभी प्राधिकार / प्राधिकरण, सभी सोसाईटी, सभी अधिकरण, राज्य सरकार के अधीन सभी 
लोक उपक्रमों एवं राज्य सरकार या उनके लोक उपक्रमों द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त सभी पी ० पी ० पी ० प्रोजेक्ट आदि में 


लागू रहेगा । 


आदेश: - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित 

किया जाय एवं इसकी प्रतिलिपि सरकार के सभी विभागों एवं महालेखाकार, बिहार, 
पटना को सूचनार्थ भेजी जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 


राहुल सिंह, 


सचिव ( व्यय ) । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित। 
बिहार गजट ( असाधारण ) 589-57 1 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


